निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 20 श्रावण 1932 ( श0 ) 
( सं0 पटना 565 ) पटना, बुधवार , 11 अगस्त 2010 


स्वास्थ्य विभाग 


- 


- 


अधिसूचना 

11 जून , 2010 
सं0 14 / एम0सी0 - 07 / 05 - 1134 (14) / स्वा0 - - सी0 डबलू0 जे0 सी0 7409 / 2005 / डा0 ब्रजकिशोर सिंह 
बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 3 सितम्बर 2008 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री 
ब्रजकिशोर सिंह , फिजियोथेरपिस्ट , विकलांग भवन, कंकड़बाग, पटना को कर्तव्य के दौरान हिंसक गतिविधि में गोली 
लगने से हुई शारीरिक क्षति के आकलन हेतु निदेशक प्रमुख स्वा० सेवाएं , बिहार की अध्यक्षता में चिकित्सा पर्षद् का 
निम्नवत् गठन किया जाता है 

( 1 ) निदेशक प्रमुख, स्वा० सेवाएं , बिहार - - अध्यक्ष । 
( 2) विभागाध्यक्ष, मेडिसीन, पी0एम0सी0एच0, पटना - - सदस्य । 
( 3) विभागाध्यक्ष, सर्जरी, पी०एम०सी०एच०, पटना - - सदस्य । 
(4 ) विभागाध्यक्ष, हड्डी रोग, पी0एम0सी0एच0, पटना - - सदस्य । 

( 2 ) पर्षद् द्वारा श्री सिंह को हुई शारीरिक क्षति का आकलन करके वित्त विभाग के संकल्प सं0 5578 , 
दिनांक 5 मई 1997 के कंडिका ( घ ) के आलोक में अनुदान हेतु समुचित अनुशंसा समर्पित की जाएगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) - अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 565 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


